निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं० पटना 554) 


29 आश्विन 1931 ( श ) 
पटना , बुधवार , 21 अक्तूबर 2009 


सं० के / कारा - रा0प0 - 18 / 06 - 8293 

गृह (विशेष ) विभाग 


संकल्प 

19 अक्तूबर 2009 
श्री प्रताप नारायण सिंह, बिहार कारा सेवा कोटि क्रमांक - 15 / 07 तत्कालीन काराधीक्षक , मंडल कारा, नवादा के विरूद्ध कारा 
महानिरीक्षक , बिहार, पटना के पत्रांक 3250, दिनांक 23 मई 2007 के परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 1 अप्रील 2006 को कारा 
का किये गये औचक निरीक्षण में प्रतिबंधित सामग्रियों के पाये जाने एवं कारा हस्तक के नियम 234 के उल्लंघन से संबंधित प्रतिवेदित 
आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय 
अधिसूचना सं0 9391, दिनांक 23 अगस्त 2007 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित कर प्रमंडलीय आयुक्त , तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर 
को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 

2. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, संचिका में उपलब्ध आरोप, स्पष्टीकरण, द्वितीय कारण 
पृच्छा एवं सुसंगत कागजात की सम्यक समीक्षा के उपरांत राज्य सरकार के निर्णयानुसार प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में श्री प्रताप नारायण सिंह, बिहार कारा सेवा को 
निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है: 

(i) चेतावनी । 

(ii ) एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 
आदेश — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा प्रति सभी 
संबंधित पदाधिकारियों को भी दी जाए । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

मो0 सउद , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 554- 571 +10- डी०टी०पी० । 

Website : http ://egazette.bih .nic. in 


